रजिस्ट्री सं० डी०एल०- 33004/97 


REGD. NO, D . L .-33004/ 97 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


. 


भाग || - खण्ड ३ – उप - खंड ( 1 ) 
PART II _ Section 3 _ Sub -section (i) 


. 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - 


- - 


सं० 104 ] 

नई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च 14 , 1997 / फाल्गुन 23, 1918 
No. 104 | 

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14 , 1997 /PHALGUNA 23 , 1918 
= = = . .-- - - - -- - - - - 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के 
( स्वास्थ्य विभाग ) 

पश्चात् प्रवृत्त होंगे । 
अधिसूचना 

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 ( जिसमें इसके पश्चात् 
नई दिल्ली, 14 मार्च, 1997 

उक्त नियम कहा गया है ) के खण्ड ( घ ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड 
सा . का . नि . 147 ( अ ). - खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 अन्त: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : -- 
का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण 

“ ( घक ) “शिशु " से कोई ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसकी आयु 
निवारण अधिनियम, 1954 ( 1954 का 37 ) की धारा 23 की उपधारा ( 1 ) की 

बारह मास से अधिक न हो ; 
अपेक्षानुसार, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( स्वास्थ्य 

( घन ) " शिशु खाध " से ऐसा कोई खाध ( चाहे किसी भी नाम 
विभाग ) की अधिसूचना सं . सा. का. नि . 40( अ ) तारीख 19 जनवरी , 1996 के 

से ज्ञात हो ) अभिप्रेत है , जिसके शिशु की चार मास की 
पृष्ठ 1 मे पृष्ठ 9 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, 

आयु के पश्चात् बढ़ती हुई पोषण संबंधी आवश्यकताओं 
जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी , उस तारीख से, जिसको उस 

की पूर्ति के लिए माता के दुग्ध के पूरक के रूप में 
राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 

विपणन किया जा रहा है या अन्यथा रूपणकिया जा रहा 
उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे 
गए थे ; 
और उक्त राजपत्र की प्रतियां 1 फरवरी, 1996 को जनता को 

( घग ) शिशु दुग्ध अनुकल्प " से ऐमा कोई खाद्य अभिप्रेत है 
उपलब्ध करा दी गई थीं । 

जिसका माता के दुग्ध के आंशिक या पूर्ण प्रतिस्थापन के 

रूप में विपणन किया जा रहा है चाहे वह ऐसे प्रतिस्थापन 
और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से 

के लिए उपयुक्त हो या नहीं ; 
प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है । 
अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 23 को उपधारा 

3. उक्त नियमों के नियम 22 में शिशु खाद्य से संबंधित मद 28 और 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाध मानक समिति उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 का 

( 1 ) 

( 2 ) 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण 

28 शिशु खाद्य 

500 ग्राम 
( दुसरा संशोधन ) नियम , 1997 है । 

28क शिशु दुग्ध अनुकल्प 

500 ग्राम 


है । 


542 GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i) ] 


H 


4. उक्त नियमों के नियम 37क में - 

( i ) उप -नियम ( 1 ) में "शिशु खाध " शब्दे के स्थान पर 
" शिशु दुग्ध अनुकल्प/शिशु खाध " शब्द रखे जाएंगे । 

( ii ) स्पष्टीकरण में , खण्ड ( क ) और खण्ड ( कक ) का लोप 
किया जाएगा । 

5. उक्त नियम के नियम 37ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम 
अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 

" 37ख. शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु खाद्य पर लेबल 
लगाना -- ( 1 ) इन नियमों में अन्तर्विष्ट लेबल लगाने की अपेक्षाओं से 
संबंधित किन्हीं अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शिशु दुग्ध 
अनुकल्प या शिशु खाद्य के प्रत्येक आधान या उस पर लगाए गए किसी भी 
लेबल पर स्पष्ट , सहजदृश्य और आसानी से पाल्य रीति में बड़े अक्षरों में 
" महत्वपूर्ण सूचना " शब्द उपदर्शित किए जाएंगे और तद्धीन निम्नलिखित 
विशिष्टयां उपदर्शित की जाएंगी, अर्थात्: 
( क ) बड़े अक्षरों में यह कथन कि " मां का दूध आपके बच्चे 

के लिए सर्वोत्तम है " प्रयोग किए गए अक्षर पांच 
मिलीमीटर से कम नहीं होंगे और ऐसा कथन, शिशु दुग्ध 
अनुकल्प या शिशु खाध के प्रत्येक आधान या उस पर 
चिपकाए गए किसी लेबल के मध्य भाग में होगा । मुद्रित 
या प्रयोग किए गए पाठ का रंग , यथास्थिति , लेबल 
आधान या विज्ञापन की पृष्ठभूमि से भिन्न होगा । शिशु 
खाध की दशा में शिशु खाद्य चार मास की आयु के 
पश्चात् ही आरम्भ किया जाएगा " उपदर्शित करते हुए 

एक कथन होगा; 
( ख ) यह कथन कि शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य का 

उपयोग, उसके उपयोग की आवश्यकता और उसके 
उपयोग की उचित पद्धति के बारे में केवलकिसी स्वास्थ्य 

कार्यकर्ता की सलाह पर ही किया जाए ; 
( ग ) 

यह चेतावनी कि शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य , 

शिशु के पोषण का एकमात्र स्त्रोत नहीं है ; 
( घ ) विनिर्माण की प्रक्रिया ( स्प्रे या रोलर शुष्फित ), शिशु 

खाद्यों को छोड़कर, उपदर्शित करते हुए समुचित और 
स्वास्थ्यकर निर्मिति के लिए, जिसके अन्तर्गत बर्तनों, 
बोतलों और चूचकों को साफ करना भी है, अनुदेश और 
अनुचित निर्मिति के स्वास्थ्य संबंधी परिसंकटों के विरुद्ध 
निम्नलिखित अनुसार चेतावनी उपदर्शित करने वाला एक 
कथन : 
" चेतावनी / सावधानी - शिशु खाद्य /शिशु दुग्ध 
अनुकल्प की ध्यानपूर्वक और स्वास्थ्यकर निर्मिति स्वास्थ्य 
के लिए अत्यधिक आवश्यक है । उससे कम स्कूपों का 
प्रयोग न करें जितने का निदेश दिया गया है, क्योंकि तनु 

आहार से आपके शिशु को उतने पर्याप्त पोषक तत्व नहीं 
मिल पाएंगे, जितनी उसे आवश्यकता है । उससे अधिक 
स्कूपों का प्रयोग न करें जितने का निदेश दिया गया है 


क्योंकि सांद्रित आहार से उतना पानी नहीं मिल पाएगा 
जितनी आपके शिशु को आवश्यकता है । " 
उत्पाद के प्रति 100 ग्राम में पोषकों का लगभग संघटन, 
जिसके अन्तर्गत केलोरियां/ जौल में उसकी ऊर्जा मूल्य भी है ; 
भण्डारकरण स्थिति , जिसमें विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन हो 
कि "किसी वायुरोधी आधान में ठंडे और शुष्क स्थान पर 
भण्डारण करें " या ऐसा ही कथन किया गया हो । 
आहार चार्ट और प्रयोग के लिए निदेश तथा बचे हुए 
खाद्य को फेंकने के लिए अनुदेश ; 
मापक स्कूप ( स्तर या पुंजित ) के प्रयोग के लिए अनुदेश 

और प्रति स्कूप ( पैक के साथ दिया जाने वाला स्कृप ) 
मात्रा ; 
बैच संख्यांक, इसके विनिर्माण की तारीख और वह तारीख , 
जिससे पहले इसका उपभोग किया जाना है, उपदर्शित 
किया जाना ; 
यदि शिशु दुग्ध अनुकल्प से भिन्न उत्पाद की बाबत यह 
दावा किया जाए कि उसमें उच्च क्वालिटी प्रोटीन है तो 
उससे न्यूनतम प्रोटीन क्षमता अनुपात ( पी ई आर ) 2.5 

होगा । 
( 2 ) उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट शिशु दुग्ध अनुकल्प से संबंधित 
किसी आधान या लेबल पर और तत्संबंधी किसी विज्ञापन में शिशु या स्त्री 
या दोनों का चित्र नहीं होगा । इसमें शिशु दुग्ध अनुकल्प के विक्रय में वृद्धि 
के लिए अभिकल्पित चित्र या अन्य चित्रित सामग्री या वाक्यांश नहीं होंगे । 
" मानकीकृत " या " मात्वृत " या वैसे ही कोई समरूप शब्द प्रयोग नहीं 
किए जाएंगे । शिशु खाद्य/शिशु दुग्ध अनुकल्प के पैकेज और/ या लेबल 

और/ या विज्ञापन में " पूर्ण प्रोटीन खाद्य ", " ऊर्जा आहार ; पूर्ण आहार ", या 
" स्वास्थ्य आहार या ऐसे अन्य समरूप पदों को प्रदर्शित नहीं किया 
जाएगा । 

( 3 ) जन्म के समय कम वजन वाले शिशु ( 2500 ग्राम से कम ) 
के लिए शिशु दुग्ध अनुकल्प के आधान या उनपर लगाए गए लेबलों पर 
निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी की जाएगी, अर्थात्: 
( क ) मध्य भाग में उत्पाद के नाम के साथ बड़े अक्षरों में जन्म 

के समय कम वजन " 2.5 कि . ग्रा . से कम " शब्द ; 
यह कथन कि " जन्म के समय कम वजन वाले शिशु 
दुग्ध अनुकल्प को , मां का दूध पर्याप्त रूप में उपलब्ध 
होते ही बंद कर दिया जाएगा ; और 
बड़े अक्षरों में यह कथन " चिकित्सीय सलाह के अधीन 

ही दिया जाए " ; 
( 4 ) ऐसे उत्पाद, जिसमें न तो दुग्ध है और न ही दाध के व्युत्पन्न 
सम्मिलित हैं , सहजदृश्य रीति में " दुग्ध या दुग्ध उत्पाद नहीं है लेबल 
लगाया जाएगा; 

( 5 ) लैक्टोज हजप न कर सकने वाले शिशुओं के लिए शिशु दुग्ध 
अनुकल्प के आधान या उस पर चिपकाए गए लेबल पर बड़े अक्षरों में 


- 


[ भाग 11 - खण् 


3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - - - - - 


- 


सहजदृश्य रूप में " लैक्टोज मुक्त " उपदर्शित हो और यह कथन किया 
जाएगा कि इसे चिकित्सीय सलाह से लिया जाए "; 

( 6 ) उक्त नियम के नियम 49 के उपनियम ( 19 ) में " दुग्ध और 
अनाज आधारित " शब्दों के स्थान पर " दुग्ध अनाज आधारित और प्रसंस्कृत 
अनाज आधारित छोटे बच्चों का आहार " शब्द रखे जाएंगे । 

__ ( 7 ) उक्त नियम के नियम 59 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक 
जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 

" परन्तुक यह भी कि " पीने के लिए तैयार शिशु दुग्ध अनुकल्प में 
लेसिथिल और एस्क्रोषिल पल्गिटेट अधिकतम क्रमश: 0. 5 ग्राम/ 100 
मि . ली , और 1 मि . ग्रा . /100 मि . ग्रा . तक प्रयोग किया जा सकता है । 

8. उक्त नियम के परिशिष्ट " ख " में , 
( 1 ) मद ए 11.02. 18.01 में , 

( क ) " मिलाए गए प्रति आक्सीकारक " शब्दों का लोप किया 
जाएगा । 

( ख ) मद 2 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
रखा जाएगा, अर्थात् : -- 

" कुल दुग्ध प्रोटीन , भार के आधार पर प्रतिशत 10.0 से अन्यून 
16. 0 से अनधिक " 

( ग ) मद 32 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित , 
परन्तुक जोड़ा जाएगा , अर्थात् : 

" परन्तु यह कि जन्म के समय कम वजन वालेशिशु दुग्ध अनुकल्प , 
उपरोक्त अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा: 
(i ) प्रोटीन प्रति 100 के कैल/ जौल 2. 25 से 2.27 ग्राम तक 

होगा; 
( ii ) धातु अन्तर्वस्तु प्रति 100 के . कैल 0.5 ग्राम से अन्यून होगी । 

कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात 2: 1 होगा । सोडियम 
पोटाशियम और क्लोराइड कुल मिलाकर प्रति लीटर में 40 

मि . ली . से अन्यून होगा । 
( iii ) छाछ : दुग्ध के स्त्य का अनुपात 60 : 40 होगा । आवश्यक 

अमोनिया अम्लों के अन्तर्गत सिस्टाईन टाइरोसिन और 

हिस्टाईडाइन होने चाहिएं । 
( 2 ) मद ए. 11. 02.18.02 में : -- 

मद 2 और 3 जो अन्तिम पैरा में क्रमश: रिबोफूलाविन और 
निकोटिनिक प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां रखी 
जाएंगी, अर्थात्: -- 

2. रिबोफ्लेविन मि . ग्रा. प्रति 100 ग्राम ( से अन्यून ) 0.3 

3. निकोटिनिक अम्ल मि . ग्रा . प्रति 100 ग्राम ( से अन्यून ) 3.0 
( 3 ) मद ए 11.02.18. 02 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्त: - 
स्थापित की जाएगी, अर्थात् : 

ए 11.02, 18. 03 प्रसंस्कृत अनाज आधारित छोटे बच्चों का आहार 

प्रसंस्कृत अनाज आधारित छोटे बच्चों का आहार जिसे सामान्यतया 
छोटे बच्चों का आहार या अनुपूरक खाद्य कहा जाता है , अनाज की विविध 
किस्मों से प्राप्त किया जाता है । इनमें वनस्पति तेल , सोया पृथक्कत प्रोटीन, 
दुग्ध ठोस, विभिन्न कार्बोहाइड्रेट,( जैसे सुक्रोज, डक्सट्रोस, डैक्सटीन्स , 


सालकोस, लैक्टोस, शहद, कार्नसीरप, फल, वनस्पति , अंडे, लौह और 
कैल्शियम लवण, फास्फेट और सिट्रेट और पोषण के लिए महत्वपूर्ण अन्य 
धातु और विटामिन भी हो सकते हैं । ये चूर्ण, छोटे कणों या गुठलियों से 
मुक्त फ्लैक के रूप में होगा और देखने में एक रूप होगा । यह गंदगी और 
बाहय पदार्थ से और परिरक्षकों, मिलाए गए रंग, सुवास और प्रति 
आक्सीकारकों से भी मुक्त होगा । इसमें ऐसी कोई सामग्री नहीं होगी, जो 
मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो । 

ये निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा, अर्थात् : 
। आर्द्रता, भार के आधार पर प्रतिशत 4.0 से अनधिक 
2. कुल प्रोटीन , भार के आधार पर प्रतिशत 6.0 से अन्यून 

कुल भस्म, भार के आधार पर प्रतिशत 5.0 से अन्यून 
कुल कार्बोहाइड्रेट्स, भार के आधार पर 
प्रतिश. 

55.0 से अन्यून 
5 . अम्ल में अविलेय भस्म, भार के आधार 
पर प्रतिशत 

0. 1 से अनधिक 
6. अपरिष्कृत फाईवर ( शुष्क आधार पर ) 
भार के आधार पर प्रतिशत 

1 . 00 से अधिक 
7 . लोहा मि . ग्रा. प्रति 100 ग्राम 

5 .0 से अनधिक 
8. विटामिन ए ( रेटिनोल के रूप में ) 
एम. सी. जी. प्रति 100 ग्राम 

350.0 से अनधिक 
विटामिन सी , मि. ग्रा./ 100 ग्राम 25.0 से अन्यून 
मिलाया गया विटामिन डी , 
एम. सी. जी . प्रति 100 ग्राम 

5. 00 
( कौलाकैलिप्रैराल के रूप में अभिव्यक्त ) 
11. थायमीन ( हाइड्रोक्लोराईड के रूप में ) 0. 5 से अन्यून 

( मि . ग्राम /100 ग्राम ) 
12. रिबोफलेविन, मि. ग्रा./100 ग्राम 0. 3 से अन्यून 
13. निकोटाइनिक अम्ल, मि . ग्रा ./100 ग्रा . 3.0 से अन्यून 

. जीवाणु गणना प्रतिग्राम ( अनधिक ) 40, 000.0 से अनधिक 
15. कौलीफार्म गणना 

0.1 ग्राम में कुछ नही 
लोहे के स्रोत का चयन फैरस सल्फेट, फेरस साइट्रेट, फैरस फ्यूगरेट 
फैरस सक्सीनेट, फैरिक अमोनियम साइट्रेट - फैरिक पाइरोफास्फेट में किय 
जाएगा । 

इसे आवातरूप से सीलबंद, स्वच्छ और मजबूत आधानों में या 
फिल्म के या बोर्ड पेपर पालीएथिलीन,पोलिएस्टर, धात्विकृत फिल्म या 
एल्युमिनियम पर्णी से बने किसी तत्व के संयोजन से बने लचीले पैक में 
इस प्रकार पैक किया जाएगा कि उसे क्षय होने से बचाया जा सके । 


[ सं. पी . 15014/5/ 94 - पी. एच. ( खाध ) ] 

रेणु साहनी धर, संयुक्त सचिव 


नोट : - खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 पहले दिनांक 
12 -9 - 1955 का .नि . आ . 2105 के तहत भारत के राजपत्र के भाग 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( 1)] 


II, खण्ड - 4 में प्रकाशित किए गए थे और उसके बाद निम्नलिखित द्वारा 
संशोधित किए गए : 

1 . का . नि . आ . 1202, दिनांक 26 - 2 - 56 
2. का. नि. आ . 1687, दिनांक 28 -7 - 56 
3. का. नि. आ . 2213, दिनांक 28 -9 - 56 ( असाधारण ) 

4 . का. नि . आ . 2755, दिनांक 24 - 11 -56 
और अगले संशोधन भारत के राजपत्र के भाग -II, खण्ड - 3, उपखंड -3 ( ) में 
प्रकाशित किए गए जो इस प्रकार हैं : 

5 . मा . का. नि . 14, दिनांक 28 -6 - 58 
6 . सा. का. नि . 1211, दिनांक 20 - 12 - 58 
7. सा . का. नि . 425 , दिनांक 4 - 4 - 60 
8 . सा . का . नि. 369, दिनांक 11 -2 - 61 
9. सा . का .नि . 1134, दिनांक 16- 9 -61 
10. सा . का .नि . 1340 , दिनांक 4- 11 -61 
11. सा . का. नि. 1568, दिनांक 24- 11-62 
12. सा . का. नि . 1589 , दिनांक 22 - 10 - 64 
13. सा. का. नि . 1814, दिनांक 11 - 12 - 65 
14. सा . का. नि . 74, दिनांक 8 - 1 - 66 " 
15. सा . का .नि . 382, दिनांक 19 - 3 -66 
16. सा. का. नि . 1256, दिनांक 26 - 8 -67 
17. सा . का .नि . 1533, दिनांक 24 - 8 - 68 
18. सा . का. नि . 2163, दिनांक 14- 12 -68 ( शुद्धिपत्र ) 
19. सा . का. नि . 532, दिनांक 8 - 3 -69 
20 . सा. का . नि . 1764, दिनांक 28 - 7 - 69 ( शुद्धिपत्र ) 
21. सा. का. नि . 2068, दिनांक 30 -8 - 69 
22. सा. का . नि . 1809, दिनांक 24 - 10 - 70 
23. सा . का .नि . 938, दिनांक 12- 6 - 71 
24. सा. का. नि . 992, दिनांक 3 - 7 - 71 
25. सा. का .नि . 553, दिनांक 6 -5 - 72 
26. मा . का . नि . 436 ( अ ) , दिनांक 10 - 10 - 72 
27. सा . का .नि . 133, दिनांक 10 - 2 - 73 
28. सा . का . नि . 205, दिनांक 23 - 2 -74 
29. सा . का. नि . 850, दिनांक 12 - 7 - 75 
30. सा . का .नि . 508, ( अ ), दिनांक 27 - 9 -75 
31. सा . का. नि . 63 ( अ ), दिनांक 5 - 2 - 76 
32. सा. का . नि . 754, दिनांक 29 - 5 - 76 
33. सा . का. नि . 755, दिनांक 29 - 5- 76 
34. सा. का. नि . 856. दिनांक 12 - 6 -76 
35. सा . का . नि . 1417 , दिनांक 8 - 10 - 76 
36. सा . का. नि . 4 ( अ ), दिनांक 4 -1 -77 


37. सा. का .नि . 18 ( अ ) , दिनांक 5 - 1 - 77 
38. सा . का. नि . 651 ( अ ), दिनांक 22 - 10 - 77 
39. सा . का. नि. 732 ( अ ),दिनांक 5 - 12 - 77 
40. सा. का. नि . 775 ( अ ), दिनांक 27 - 12 - 77 
41. सा. का .नि . 36 ( अ ),दिनांक 21 - 1 -78 
42. सा. का. नि . 70 ( अ ) , दिनांक 8 - 2 - 78 
43. सा. का .नि . 238 ( अ ), दिनांक 20 - 4 - 78 
44 . सा. का. नि . 393 ( अ ), दिनांक 4 - 8 - 78 
45. सा. का. नि . 590 ( अ ), दिनांक 23 - 12 - 78 

सा. का .नि . 55 ( अ ), दिनांक 31 - 1- 79 
47 . सा. का. नि . 142 ( अ ), दिनांक 16 - 3 - 79 ( शुद्धिपत्र ) 

सा . का.नि . 231 ( अ ), दिनांक 6 - 4- 79 
49. सा. का .नि . 1043 , दिनांक 11- 8 - 79 ( शुद्धिपत्र ) 
50. सा . का. नि. 1210, दिनांक 29 - 9 -79 ( शुद्धिपत्र ) 
51 . सा . का. नि. 19 ( अ ), दिनांक 28 - 1 - 80 
52. सा . का. नि . 243, दिनांक 1 - 3 - 80 
53. सा . का .नि, 244, दिनांक 1 -3 - 80 
54. सा. का. नि . 577 , दिनांक 24 - 5 --80 ( शुद्धिपत्र ) 
55. सा . का . नि. 996, दिनांक 27 -9 - 80 ( शुद्धिपत्र ) 
56. सा . का.नि . 579 ( अ), दिनांक 13- 10 - 80 
57 . सा. का. नि . 652 ( अ ), दिनांक 14 - 11 - 80 

सा . का .नि . 710 ( अ ), दिनांक 22 - 12 -80 
59. सा. का. नि . 23 ( अ ), दिनांक 16 - 1 - 81 


60. सा . का .नि . 205 ( अ ), दिनांक 25 - 3 - 81 ( शुद्धिपत्र ) 

सा . का. नि. 290 ( अ ), दिनांक 13 - 4 - 81 
62 . सा. का. नि . 444 , दिनांक 2 - 5 - 81 ( शुद्धिपत्र ) 


63. सा . का .नि. 503 ( अ ), दिनांक 1 - 9 - 81 
64. सा . का. नि . 891, दिनांक 3 - 10 - 81 ( शुद्धिपत्र ) 
65. सा . का. नि . 1056, दिनांक 5 - 12 - 81 ( शुद्धिपत्र ) 
66. सा . का. नि . 88, दिनांक 23 - 1 - 81 ( शुद्धिपत्र ) 
67. सा . का. नि . 44 ( अ ), दिनांक 5- 2 - 82 


सा . का . नि . 57 ( अ ), दिनांक 11 - 2 - 82 


69. सा. का. नि . 245 ( अ ), दिनांक 11 - 3 -82 
70. सा. का . नि . 307 ( अ ), दिनांक 3 - 4 - 81 ( शुद्धिपत्र ) 
71. सा. का . नि . 386, दिनांक 17 - 4 - 82 ( शुद्धिपत्र ) 
72 . सा . का . नि . 422 ( अ ), दिनांक 24 - 5 - 82 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


73. सा . का .नि . 476 ( अ ), दिनांक 20 - 7 - 82 ( शुद्धिपत्र ) 
74. सा. का .नि. 504 ( अ ), दिनांक 20 - 7 - 82 ( शुद्धिपत्र ) 
75. सा. का. नि . 753 ( अ), दिनांक 11 - 12 - 82 ( शुद्धिपत्र ) 
76. सा. का. नि . 109 ( अ ), दिनांक 26 - 2 - 83 
77 . सा. का. नि . 249 ( अ ), दिनांक 8 - 3- 83 
78 . सा. का .नि . 268 ( अ ), दिनांक 16 -3 -83 
79. सा . का .नि . 283 ( अ ), दिनांक 26 - 3 -83 
80. सा. का. नि . 329 ( अ), दिनांक 14 - 4- 83 ( शुद्धिपत्र ) 
81. सा. का. नि. 539 ( अ ), दिनांक 1 -7 - 83 ( शुद्धिपत्र ) 
82. सा. का. नि , 634, दिनांक 9 - 5 - 83 ( शुद्धिपत्र ) 
83. सा. का. नि . 743, दिनांक 8 - 10 - 83 ( शुद्धिपत्र ) 
84. सा . का .नि . 790 ( अ ), दिनांक 10 - 10 - 83 
85. सा. का .नि . 803 ( अ ), दिनांक 27 - 10 -83 
86. सा. का .नि . 816 ( अ ), दिनांक 3 - 11 -83 
87 . सा . का . नि . 829 ( अ ), दिनांक 7 - 11- 83 
88. सा . का . नि. 848 ( अ ), दिनांक 19 -11 - 83 
89. सा . का. नि . 893 ( अ ), दिनांक 17 - 12- 83 ( शुद्धिपत्र ) 
90. सा. का. नि . 113, दिनांक 20 - 1 - 84 ( शुद्धिपत्र ) 
91. सा . का .नि . 508 ( अ ), दिनांक 9 - 7 - 84 
92. सा. का . नि . 812 ( अ ), दिनांक 18 - 8 - 84 ( शुद्धिपत्र ) 
93. सा. का. नि . 744 ( अ ), दिनांक 27 - 10 -84 
94. सा . का . नि . 764 ( अ ), दिनांक 15 - 11 - 84 
95. सा. का. नि . 23 ( अ ), दिनांक 1 - 1 - 85 
96. सा. का . नि . 11 ( अ ) , दिनांक 4 - 1 - 85 
97 . सा . का. नि . 142 ( अ ) , दिनांक 8 - 3 - 85 ( शुद्धिपत्र ) 
98 . सा . का. नि. 293 ( अ ), दिनांक 23 - 3 -85 
99. सा . का . नि . 388 ( अ ), दिनांक 18 - 4 - 85 ( शुद्धिपत्र ) 
100. सा. का. नि . 385 ( अ ) , दिनांक 29 - 4 - 85 ( शुद्धिपत्र ) 
101 . सा. का. नि . 543 ( अ ), दिनांक 2 - 7 - 85 
102. सा. का. नि . 538 ( अ ), दिनांक 4 - 7 - 85 
103. सा. का . नि . 537 ( अ ), दिनांक 17 - 7 - 85 ( शुद्धिपत्र ) 
104. सा. का. नि . 605 ( अ ), दिनांक 24 - 7 -85 
105. सा . का. नि . 715 ( अ ), दिनांक 20 - 9 - 85 
106. सा. का . नि . 740 ( अ ), दिनांक 20 - 9 - 85 
107 . सा . का. नि . 748 ( अ ), 892 ( अ ), दिनांक 6- 12- 85 ( शुद्धिपत्र ) 
108. सा . का .नि . 892 ( अ ), दिनांक 6 - 12 - 85 ( शुद्धिपत्र ) 
109. सा . का .नि . 903 ( अ ), दिनांक 17 - 12- 85 ( शुद्धिपत्र ) 


110. सा. का. नि . 73 ( अ ), दिनांक 29 - 1 - 86 
111. सा. का. नि . 507 ( अ ), दिनांक 19 - 3 - 86 
112. सा . का . नि . 724 ( अ ), दिनांक 29 - 4 - 86 ( शुद्धिपत्र ) 
113. सा. का . नि . 851 ( अ ) , दिनांक 13 - 6 - 86 . 
114. सा. का. नि . 852 ( अ ), दिनांक 13 -6 - 86 
115. सा . का.नि. 910 ( अ ), दिनांक 27 -6 - 86 
116. सा . का. नि . 939 ( अ ) , दिनांक 9 - 7 - 86 ( शुद्धिपत्र ) 
117 . सा . का . नि . 1008 ( अ ), दिनांक 18 - 8 - 86 ( शुद्धिपत्र ) 
118. सा. का. नि. 1149 ( अ ), दिनांक 15 - 10 - 86 ( शुद्धिपत्र ) 
119 . सा. का. नि. 1207 ( अ ), दिनांक 18 - 11 -86 ( शुद्धिपत्र ) 
120 . सा . का. नि . 1228 ( अ ), दिनांक 27 - 11 - 86 
121. सा . का. नि . 12 ( अ ), दिनांक 5--1 - 87 
122. सा. का. नि . 28 ( अ ), दिनांक 13- 1 - 87 ( शुद्धिपत्र ) 
123. सा . का .नि. 270 ( अ ), दिनांक 2 -3 - 87 
124. सा. का .नि . 344 ( अ ), दिनांक 31 - 3 - 87 ( शुद्धिपत्र ) 
125. सा. का. नि . 422 ( अ ), दिनांक 29 - 4- 87 
126. सा. का .नि. 500 ( अ ), दिनांक 15 - 5 - 87 ( शुद्धिपत्र ) 
127 . सा. का. नि , 569 ( अ ), दिनांक 12 - 6 - 87 ( शुद्धिपत्र ) 
128. सा. का. नि . 840 ( अ ), दिनांक 6 - 10 - 87 
129. सा. का .नि. 900 ( अ ), दिनांक 10 - 11 - 87 
130. सा . का . नि . 916 ( अ ), दिनांक 17 - 11- 87 
131. सा. का . नि . 917 ( अ ), दिनांक 17 - 11 - 87 
132. सा . का .नि . 918 ( अ ), दिनांक 17 - 11 - 87 ( शुद्धिपत्र ) 
133. सा . का .नि . 72 ( अ ), दिनांक 3 - 2 - 88 ( शुद्धिपत्र ) 
134. सा. का. नि . 73 ( अ ), दिनांक 3 - 2 - 88 ( शुद्धिपत्र ) 
135. सा. का .नि . 366 ( अ ), दिनांक 23 - 3 - 88 ( शुद्धिपत्र ) 
136. सा. का. नि . 367 ( अ ), दिनांक 23 - 3 - 88 
137 . सा . का. नि. 437 ( अ ) , दिनांक 8 - 4 - 88 
138. सा . का .नि . 438 ( अ ) , दिनांक 8 - 4 - 88 
139. सा. का. नि . 454 ( अ ), दिनांक 15 -4 - 88 
140. सा. का .नि . 61 ( अ ), दिनांक 16 - 5 - 88 
141. सा . का .नि . 855 ( अ ), दिनांक 12- 8 - 88 ( शुद्धिपत्र ) 
142. सा. का. नि . 856 ( अ ), दिनांक 12 - 8- 88 ( शुद्धिपत्र ) 
143, सा. का . नि . 924 ( अ ), दिनांक 13 - 9 - 88 ( शुद्धिपत्र ) 
144. सा. का . नि . 1001 ( अ ), दिनांक 17 - 11 - 88 ( शुद्धिपत्र ) 
145. सा . का .नि. 1157 ( अ ), दिनांक 9- 12 - 88 ( शुद्धिपत्र ) 
146. सा . का. नि . 42 ( अ ), दिनांक 20 - 1 - 89 ( शुद्धिपत्र ) 
147 . सा . का . नि . 128 ( अ ), दिनांक 8 - 3 - 90 
148. सा . का. नि . 411 ( अ ), दिनांक 29 - 3 - 90 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC . 3 (1) ] 


149. सा. का . नि . 445 ( अ ), दिनांक 16 - 4 - 90 
150. सा . का . नि . 457 ( अ ), दिनांक 23 - 4 - 90 
151 . सा . का. नि. 728 ( अ ), दिनांक 23 - 8 - 90 ( शुद्धिपत्र ) 
152 . सा. का .नि . 729 ( अ ), दिनांक 23 - 8 -90 
153 . सा. का. नि . 732 ( अ ), दिनांक 23 - 8 - 90 
154 . सा. का. नि . 727 ( अ ), दिनांक 23 - 8 - 90 
155. सा . का. नि . 764 ( अ ), दिनांक 7 - 9 - 90 
156. सा . का .नि . 867 ( अ ), दिनांक 25 - 10 - 90 
157. सा. का .नि . 10 ( अ ), दिनांक 7 - 1 - 91 
158. सा . का. नि . 24 ( अ ), दिनांक 15 - 1 - 91 
159 . सा . का. नि . 66 ( अ ) , दिनांक 11 - 2 - 91 ( शुद्धिपत्र ) 
160. सा . का .नि. 124 ( अ), दिनांक 5- 3- 91 
161. सा . का. नि. 168 ( अ ), दिनांक 21 -3 - 91 ( शुद्धिपत्र ) 
162. सा. का . नि . 25 ( अ ), दिनांक 3 - 6 - 91 ( शुद्धिपत्र ) 
163. सा . का . नि . 257 ( अ ) दिनांक 3- 6 - 91 
164. सा. का .नि . 281 ( अ ), दिनांक 29 -5 - 91 
165. सा. का. नि . 494 ( अ ), दिनांक 25 - 7 - 91 
166. सा . का .नि . 531 ( अ ), दिनांक 14 - 8 - 91 ( शुद्धिपत्र ) 
167 . सा . का . नि . 648 ( अ ), दिनांक 25 - 10 - 91 
168 . सा. का. नि . 731 ( अ ), दिनांक 10 - 12- 91 
169 . सा. का .नि . 66 ( अ ), दिनांक 30 -1 -92 ( शुद्धिपत्र ) 
170. सा. का .नि. 91 ( अ ), दिनांक 7 - 2 - 92 
171 . सा. का. नि. 101 ( अ ), दिनांक 18 - 2 -92 
172 . सा . का. नि . 314 ( अ ), दिनांक 9 - 3 - 92 ( शुद्धिपत्र ) 
173. सा. का .नि. 524 ( अ ) , दिनांक 15 - 5 - 92 ( शुद्धिपत्र ) 
174 . मा . का .नि . 525 ( अ ), दिनांक 15- 5 - 92 ( शुद्धिपत्र ) 
175 . सा . का. नि . 591 ( अ ) , दिनांक 15 - 6 - 92 
176. सा . का . नि . 592 ( अ ), दिनांक 15 - 6 - 92 ( शुद्धिपत्र ) 
177. सा . का .नि . 596 ( अ ), दिनांक 17 -6 - 92 
178. सा. का. नि . 784 ( अ ), दिनांक 28 - 9 - 92 
179. सा . का .नि . 878 ( अ ), दिनांक 17 - 11- 92 
180. सा . का .नि . 903 ( अ ), दिनांक 2 - 12 - 92 ( शुद्धिपत्र ) 
181. सा . का .नि . 907 ( अ ), दिनांक 4 - 12 - 92 
182 . सा . का.नि . 925 ( अ ), दिनांक 15- 12 -92 
183 . सा . का. नि. 429 ( अ ), दिनांक 25 - 5 - 93 ( शुद्धिपत्र ) 
184 . सा. का. नि . 483 ( अ ), दिनांक 30 -6 - 93 ( शुद्धिपत्र ) 
185 . सा . का. नि . 509 ( अ ), दिनांक 1 - 7 - 93 ( शुद्धिपत्र ) 
186. सा . का . नि . 695 ( अ ), दिनांक 9 - 11 - 93 
187. सा . का. नि . 481 ( अ ), दिनांक 16 - 9 - 93 
188 . सा . का .नि . 777 ( अ ), दिनांक 16 - 12 - 93 ( शुद्धिपत्र ) 


189. सा. का. नि . 105 ( अ ), दिनांक 22 - 2 - 94 
190. सा . का .नि . 106 ( अ ), दिनांक 22 - 2 - 94 
191. सा . का .नि . 107 ( अ ), दिनांक 22 - 2 - 94 
192. सा . का. नि . 301 ( अ ) , दिनांक 9 - 3 - 94 
193. सा . का. नि . 512 ( अ ) , दिनांक 15 - 6 - 94 ( शुद्धिपत्र ) 
194. सा . का .नि . 611 ( अ ), दिनांक 9 - 8 - 94 ( शुद्धिपत्र ) 
195. सा. का . नि . 614 ( अ ), दिनांक 9 - 8 - 94 
196 . सा . का .नि . 677 ( अ ), दिनांक 6 -9 - 94 
197 . सा . का. नि . 807 ( अ ), दिनांक 14 - 11 - 94 
198. सा . का. नि 808 ( अ ), दिनांक 14 - 11 - 94 ( शुद्धिपत्र ) 
199. सा . का. नि . 847 ( अ ), दिनांक 7 - 12 - 94 
200. सा. का. नि . 853 ( अ ) , दिनांक 7 - 12 - 94 
201 . सा . का . नि . 54 ( अ ), दिनांक 7 - 2 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
202. सा . का . नि . 60 ( अ ) , दिनांक 7 - 2- 95 ( शुद्धिपत्र ) 
203. सा. का .नि. 90 ( अ ), दिनांक 24 - 2 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
204. सा. का .नि . 91 ( अ ), दिनांक 24 - 2 - 95 
205. सा. का . नि . 329 ( अ ), दिनांक 4 - 4 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
206. सा. का . नि. 494 ( अ ), दिनांक 9 - 6 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
207. सा . का . नि . 518 ( अ ), दिनांक 26 - 6 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
208. सा . का. नि . 579 ( अ ), दिनांक 4 - 8 - 95 
209 . सा. का. नि . 575 ( अ ), दिनांक 4 - 8 - 95 
210. सा . का . नि . 578 ( अ ), दिनांक 4 - 8 - 95 
211. सा. का. नि . 613 ( अ ), दिनांक 4 - 9 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
212. सा. का. नि . 698 ( अ ), दिनांक 26 - 10 - 95 
213. सा . का . नि . 711 ( अ ), दिनांक 12 - 11 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
214. सा. का . नि . 775 ( अ ), दिनांक 5 - 12 - 95 
215. सा . का . नि . 777 ( अ ), दिनांक 5 - 12 - 95 
216. सा . का . नि . 791 ( अ ), दिनांक 13 - 12- 95 
217. सा . का. नि . 792 ( अ ), दिनांक 13 - 12 - 95 
218. सा. का. नि . 121 ( अ ) , दिनांक 11 - 3 - 96 
219, सा . का. नि . 124 ( अ ), दिनांक 11 - 3 - 96 
220. सा . का. नि . 222 ( अ ) , दिनांक 26 - 5 - 96 ( शुद्धिपत्र ) 
221. सा. का . नि . 223 ( अ ), दिनांक 26 - 5 - 96 
222. सा . का . नि . 232 ( अ ), दिनांक 4 - 6 - 96 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th March, 1997 
G . S .R . 147 ( E ): — Whereas certain draft rules further to 
amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were 
published as required by sub -section (1 ) of section 23 of 
Prevention of Food Adulteration Act, 1954 ( 37 of 1954 ) in 
the notification of Government of India in the Ministry of 
Health and Family Welfare (DepartmentofHealth ) No. G . S. R . 


[ YTT II - US 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


40 ( E ) dated the 19th January , 1996 in the Gazette of India 
Extraordinary Part II , section 3 , sub -section (i) dated 19th 
January , 1996 at page 1 to 9 inviting objections and 
suggestions from the persons likely to be affected thereby by 
the expiry of a period of sixty days from the date on which 
copies of the Gazette of India in which the said notification 
was published , were made available to the public; 

And where as the copies of the said Gazette of India 
were made available to the public on 1st February , 1996 . 

And whereas the objections and suggestions received 
from the public on the said draft rules have been considered 
by the CentralGovernment. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (i) of section 23 of the said Act, the CentralGov . 
ernment after consultation with the Central Committee for 
Food Standards, hereby makes the following rules further to 
amend the Prevention of Food Adulteration Rules , 1955 , 
namely ; 

1. ( 1 ) These rules may be called the Prevention of 
Food Adulteration ( Ilnd Amendment) Rules, 1997. 

(2 ) They shall come into force after a period of six 
months from the date of their publication in the OfficialGa 


zette . 


rules, every container of infant milk substitute or 
infant food or any label affixed thereto shall indi 
cate in a clear , conspicuous and in an easily read 
able manner, the words " IMPORTANT NOTICE " 
in capital letters and indicating thereunder the fol 
lowing particulars , namely : 
(a ) a statement " MOTHER S MILK IS BEST 

FOR YOUR BABY " in capital letters . The 
types of letters used shall not be less than five 
millimetres and the textofsuch statement shall 
be in the Central Panel of every container of 
infant milk substitute or infant food or any 
label affixed thereto . The colour of the text 
printed or used shall be different from that of 
the background of the label, container of the 
advertisement, as the case may be . In case of 
infant food , a statement indicating " infant food 
shall be introduced only after four months of 

age" shall also be given . 
(b ) a statement that infant milk substitute or in 

fant food should be used only on the advice 
of a health worker as to the need for its use 

and the proper method of its use ; 
( c ) a warning that infantmilk substitute or infant 

food is not the sole source of nourishment of 
an infant; 
a statement indicating the process of manu 
facture (spray or roller dried ) except in case 
of infant foods, instruction for appropriate and 
hygienic preparation including cleaning of 
utensils , bottles and teats and warning against 
health hazards of in -appropriate preparations, 
as under : 
" Warning/caution - Careful and hygienic 
preparation of infant foods/infant milk sub 
stitute is most essential for health . Do not use 
fewer scoops than directed since diluted feed 
ing will not provide adequate nutrients needed 
by your infant. Do not use more scops than 
directed since concentrated feed will not pro 

vide the water needed by your infant" 
(e ) the approximate composition ofnutrients per 

100 gms. of the product including its energy 
value in Kilo Calories/Joules; 
the storage condition specifically stating " store 
in a cool and dry place in an air tight con 

tainer " or the like ; 
( g ) the feeding chart and directions for use and 

instruction for discarding left over feed ; 
instruction for use of measuring scoop ( level 
or heaped ) and the quantity per scoop ( scoop 
to be given with pack ); 


2 . In rule 2 of the Prevention of Food Adulteration 
Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules ), after 
clause ( d ) the following clauses shall be inserted , namely : 

" (da) " infant" means a child not more than twelve 
months of age ; 
( db ) " infant food " means any food ( by whatever name 
called ) being marketed or otherwise represented as a 
complement to mother s milk to meet the growing nu 
tritional needs of infant after the age of fourmonths; 
(dc )" infantmilk substitute " means any food beingmar 
keted or otherwise represented as partial or total re 
placement for mother s milk , whether or not it is suit 
able for such replacement ; 

3 . In rule 22 of the said rules, for item 28 relating to 
baby food and entry relating thereto , the following shall be 
substituted , namely : 


( d ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


" 28 Infant Food 

500 grams 
284 Infant Milk Substitute 

500 grams 
4 . In rule 37A of the said rules (i) in sub -rule (1 ), for 
the words " infant food " , the words " infantmilk substitutes / 
infant foods" shall be substituted . 

(ii) in the explanation , clauses (a) and (aa) shall be 
omitted . 

5. For rule 37B of the said rule , following rule shall 
be substituted namely : 

" 37B . Labelling of infantmilk substitute and infant 
food- - ( 1 ) without prejudice to any other provisions 
relating to labelling requirements contained in these 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3(1)] 


(2 ) 


( b ) 


(1) indicating the Batch No.,Month and Year of 

its manufacture and month and year before 
which it is to be consumed . 
the protein efficiency ratio ( PER ) which shall 
be minimum 2 .5 . if tho product other than in 
fant milk substitute is claimed to have higher 

quality protein . 
( 2 ) No container or label referred to in sub -rule ( 1) 
relating to infant milk substitute and any advertisement relat 
ing thereto shall have a picture of infant or woman or both . It 
shall not have picture or other graphic materials or phrases 
designed to increase the saleability of the infantmilk substi 
tute . The terms" Humanised " or "Maternalised " or any other 
similar words shall not be used . The package and /or the label 
and/or the rivertisernent of infant foods/ infant milk substi 
tute shall not exhibit the words " Full Protein Food " energy 
food " " complete food " or " Health Food " or any other similar 
expression . 

( 3 ) The containers of infantmilk substitute meant for 
low birth weight infant (less than 2500gm .) or labels affixed 
thereto shall indicate the following additional information , 
namely : 

(a ) the words " LOW BIRTH WEIGHT (LESS 

THAN 2 .5 KG )" in capital letters alongwith 
the product name in central panel; 
a statement " the low birth weight infant milk 
substitute shall be withdrawn under medical 
advice as soon as the mother s milk is suffi 

ciently available" ; and 
( c) a statement " TO BE TAKEN UNDER MEDI 

CAL ADVICE" in capital letters . 
( 4 ) The product which contains neither milk nor any 
milk derivatives shall be labelled " contains no milk or milk 
product " in conspicuous manner . 

( 5 ) The container of infantmilk subsitute for lactose 
intolerant infants or label affixed thereto shall indicate con 
spicuously "LACTOSE FREE " in capital letters and state 
ment " TO BE TAKEN UNDER MEDICAL ADVICE" . 

6 . In rule 49 of the said rules, in sub -rule (19 ), for the 
words " andmilk corealbased weaning food " , thewords "milk 
cereal based weaning food and processed cereal based wean 
ing food " shall be subsituted . 

7 . To rule 59 of the said rule, the following proviso 
shall be added at the end , namely : 

" Provided also that in ready to drink infant milk 
subsitute, lecithin and ascrobyl palmitate may be used 
upto maximum limit of 0 .5 gm ./100 ml. and 1 mg./100 
ml, respectively " . 
8 . In appendix B to the said rules, 
( 1 ) in item A . 11 .02. 18 . 01 — 
(a ) the words " added antioxidant" shall be omitted ; 
( b ) for item 2 and entry relating thereto , the follow 

ing shall be substituted , namely : 


" 2. Total milk protein , percent by weight not less than 

10 .00 
not more than 16 . 0 " ; . 
(c ) after item 32 and the entry relating thereto , the 

following proviso shall be inserted , namely : 
" Provided that the low birth weight infant milk substitutes 

shall also meet the following requirement in ad 
dition to the above requirements : 
protein shall be in range of 2 .25 -2 .27 gram per 
100 K . Cal /Joules ; 
mineral contents shall not be less than 0 .5 gram 
per 100 K . Cal. The Calcium Phosphorous ratio 
shall be 2 : 1. The Sodium , Potassium and Chlo 
ride combined together shall not be less than 40 
milli equivalent per Litre . 
whey : Casein ratio shall be 60 : 40 . Essential 
amino acids should include cystine, tyrosine and 
histidine." 
in item A . 11. 02 . 18 . 02 
for item 2 and 3 relating to Riboflavin and Nico 
tinic acid respectively in the last para and entries 
relating thereto , the following items and entries 
shall be substituted , namely : 
" 2. Riboflavin ,mg. per 100 gram (not less than ) 
0 . 3 
3 . Nicotinic acid , mg. per 100 gram 
(not less than ) 

3.0 "; 
( 3 ) after item 11 .02.18. 02 , the following item shall 

be inserted , namely : 
" A . 11.02. 18 .03 — Processed cereal based wean 
ing food - - Processed cereal based weaning food 
commonly called as weaning food or supplemen 
tary food are obtained from a variety of food 
grains. They may contain vegetable oils, soya 
isolates proteins, milk solids, various carbohy 
drates ( such as sucrose , dextrose, dextrines,mal 
tose , lactose, honey , corn syrup ), fruits, veg 
etables, eggs, iron and calcium salts, phosphates 
and citrates and other nutritionally significant 
minerals and vitamins. It shall be in the form of 
powder , small granules or flakes free from lumps 
and shall be uniform in appearance, It shall be 
free from dirt and extraneousmatter and free from 
preservatives, added colour, flavour and antioxi 
dants, It shall be free from any material which is 

harmful to human health . 
It shall conform to the following standards, namely : 

Moisure, percentby weight (not more than ) 4 .0 
Total Protein , percent by weight ( not less than ) 
6 .0 
Total ash , percent by weight (not more than ) 
5 .0 


[ 4m II — 405 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Total carbohydrates, percentby weight (not less 
than ) 55,0 
Acid insoluble ash , percent by weight (not 
more than ) 0 . 1 
Crude fibre (on dry basis) percent by weight 
(not more than ) 1.0 
Iron ,mg/100 gram (not less than ) 5.0 
Vitamin A (as retinol) meg. per 100 gram (not 
less than ) 350 .0 
Vitamin C , mg/ 100 gram (not less than ) 25.0 
Added vitamin D , mcg . per 100 gram ( ex 
pressed as cholecaliferol) 5.0 
Thiamine (as hydrochloride) (mg./ 100 gram , 
not less than ) 0.5 
Riboflavin , mg./100 gram (not less than ) 0 .3 
Nicotinic acid , mg./ 100 gram (not less than ) 
3 . 0 
Bacterial count per gram ( not more than ) 

40, 000 . 0 
15. Coliform count absent in 0.1 gram . 

The source of iron shall be selected from the ferrous 
sulphate, ferrous citrate, ferrous fumarate , ferrous succinate , 
ferric amonium citrate and ferric pyrophosphate. 

It shall be packod in harmatically scaled clean and 
sound containers or in flexible pack made from film or com 
bination of any of the substrate made of board paper , poly 
ethylene , polyester,metallised film or aluminium foil in such 
a way to protect from deterioration . 

(No. P . 15014 /5 /94 — PH (Food )] 
RENU SAHNI DHAR , Jt . Secy . 


11 . GSR 1564 dated 24 - 11-62 
12 . GSR 1589 dated 22- 10 -64 
13. GSR 1814 dated 11- 12 -65 
14 . GSR 74 dated 8 -1 -66 
15 . GSR 382 dated 19 - 3 -66 
16 . GSR 1256 dated 26 - 8 -67 
17. GSR 1533 dated 24 -8 -68 
18 . GSR 2163 dated 14 - 12 -68 ( Corrigendum ) 
19 . GSR 532 dated 8 - 3 -69 
20 . GSR 1764 dated 26 -7-69 (Corrigendum ) 
21. GSR 2068 dated 30 - 8-69 
22 . GSR 1809 dated 24 - 10 -70 
23. GSR 938 dated 12 -6 -71 
24 . GSR 992 dated 3 -7 - 71 
25. GSR 553 dated 6 -5 -72 
26 . GSR 436 (E ) dated 10 - 10- 72 
27 . GSR 133 dated 10 - 2- 73 
28 . GSR 205 dated 23 -2 - 74 
29. GSR 850 dated 12-7 -75 
30 . GSR 508 (E ) dated 27-9 -75 
31. GSR 63 (E ) dated 5- 2 -76 
32 . GSR 754 dated 29-5 - 76 
33. GSR 755 dated 29-5 - 76 
34 . GSR 856 dated 12 -6 - 76 
35. GSR 1417 dated 2- 10 - 76 
36 . GSR 4 (E ) dated 4 -1- 77 
37. GSR 18 (E ) dated 15- 1-77 
38 . GSR 651 (E ) dated 22 - 10 - 77 
39. GSR 732 (E ) dated 5 -12-77 
40 . GSR 775 (E ) dated 27- 12 -77 
41. GSR 36 (E ) dated 21- 1-78 
42 . GSR 70 (E ) dated 8 -2 -78 
43 . GSR 238 ( E ) dated 20 -4 - 78 
44 . GSR 393 (E ) dated 4 -8 -78 
45 . GSR 590 (E ) dated 23- 12 -78 
46 . GSR 55 (E ) dated 31-1 -79 
47. GSR 142 (E ) dated 16 - 3- 79 ( Corrigendum ) 
48 . GSR 231 (E ) datod 6 -4 -79 
49 . GSR 1043 dated 11-8 - 79 (Corrigendum ) 
50 . GSR 1210 dated 29- 9-79 (Corrigendum ) 
51. GSR 19 (E ) dated 28 - 1- 80 
52. GSR 243 dated 1- 3 -80 


NOTE : — The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 
were published in Part II, Section 4 of the Gazette of India 
vide ŞRO 2105 dated 12 - 9 - 1955 and subsequently amended 
as follows by : 

1. SRO 1202 dated 26 -5 - 56 
2 . SRO 1687 dated 28 - 7-56 
3 . SRO 2213 dated 28 - 9 - 56 Extraordinary 

4 . SRO 2755 dated 24 - 11 -56 
The further amendments were published in Part II, Section 3 
Sub -section (1) of Gazette of India as follows by — 

5 . GSR 514 dated 28 -6 - 58 
6 . GSR 1211 dated 20 - 12 -58 
7. GSR 425 dated 4 -4 -60 
8. GSR 169 dated 11- 2 -61 
9. GSR 1134 dated 16 -9-61 
10 . GSR 1340 -dated 4 -11-61 


648 / 41 / 972 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II — SEÇ . 3 (1)] 


53 . GSR 244 dated 1- 3 - 80 
54 , GSR 577 dated 24 -5 -80 (Corrigendum ) 
55 . GSR 996 dated 27 -9 -80 (Corrigendum ) 
56 . GSR 579 (E ) dated 13 - 10 - 80 
57. GSR 652 (E ) dated 14 -11-80 
58 . GSR 710 (E ) dated 22 - 12 -80 
59. GSR 23 ( E ) dated 16 -1 -81 
60 . GSR 205 ( E ) dated 25 -3 - 81 ( Corrigendum ) 
61. GSR 290 ( E ) dated 13 - 4 -81 
62 . GSR 444 dated 2 - 5- 81 ( Corrigendum ) 
63. GSR 503 (E ) dated 1-9-81 
64. GSR 891 dated 3- 10-81 (Corrigendum ) 
65. GSR 1056 dated 5 - 12- 81 ( Corrigendum ) 
66 . GSR 80 dated 23 -1-82 (Corrigendum ) 
67. GSR 44 (E ) dated 23-1-82 (Corrigendum ) 
68 . GSR 57 ( E ) dated 11-2 -82 
69. GSR 245 (E ) dated 11- 3-82 
70 . GSR 307 ( E ) dated 3 -4 -82 (Corrigendum ) 
71. GSR 386 (E ) dated 17-4 -82 (Corrigendum ) 
72 . GSR 422 (E ) dated 24 -5 -82 
73 . GSR 476 ( E ) dated 20 -7 -82 (Corrigendum ) 
74. GSR 504 (E ) dated 20 -7- 82 (Corrigendum ) 
75. GSR 753 (E ) dated 11 -12- 82 ( Corrigendum ) 
76 . GSR 109 ( E ) dated 26 -2 -83 
77 . GSR 249 (E ) dated 8 -3 -83 
78. GSR 268 (E ) dated 16 -3 -83 
79. GSR 283 (E ) dated 26 -3 -83 
80 . GSR 329 (E ) dated 14- 4-83 ( Corrigendum ) 
81. GSR 539 (E ) dated 1-7 -83 ( Corrigendum ) 
82 . GSR 634 dated 9-5 -83 (Corrigendum ) 
83 . GSR 743 dated 8- 10- 83 ( Corrigendum ) 
84 . GSR 790 (E ) dated 10 - 10 -83 
85 . GSR 803 ( E ) dated 27 - 10 - 83 
86 . GSR 816 ( E ) dated 3- 11- 83 
87. GSR 829 (E ) dated 7- 11 -83 
88 . GSR 848 (E ) dated 19- 11-83 
89. GSR 893 (E ) dated 17-12- 83 (Corrigendum ) 
90, GSR 113 dated 20 -1-84 (Corrigendum ) 
91. GSR 500 (E ) dated 9 -7 -84 
92 . GSR 612 (E ) dated 18 -8 -84 (Corrigendum ) 
93 . GSR 744 ( E ) dated 27 - 10 - 84 
94 . GSR 764 ( E ) dated 15 - 11- 84 


95. GSR 3 (E ) dated 1-1-85 
96 . GSR 11 (E ) dated 4 - 1- 85 
97 . GSR 142 (E ) dated 8- 3- 85 (Corrigendum ) 
98 . GSR 293 (E ) dated 23 -3 -85 
99. GSR 368 (E ) dated 18 -4 - 85 (Corrigendum ) 
100. GSR 385 (E ) dated 29-4- 85 (Corrigendum ) 
101. GSR 543 ( E ) dated 2 -7 -85 
102. GSR 550 ( E ) dated 4 - 7- 85 
103. GSR 587 (E ) dated 17-7 -85 (Corrigendum ) 
104 . GSR 605 ( E ) dated 24 - 7 -85 
105 . GSR 745 (E ) dated 26 - 8 -85 
106 . GSR 746 (E ) dated 20 -9 -85 
107. GSR 748 ( E ) dated 23 -9-85 ( Corrigendum ) 
108. GSR 892 (E ) dated 6 - 12 -85 
109 . GSR 903 (E ) dated 17 - 12 -85 (Corrigendum ) 
110 . GSR 73 ( E ) dated 29- 1 -86 
111. GSR 507 (E ) dated 19 -3 -86 
112 . GSR 724 (E ) dated 29 -4 -86 ( Corrigendum ) 
113. GSR 851 ( E ) dated 13 -6 -86 
114 , GSR 852 (E ) dated 13 -6 -86 
115. GSR 910 (E ) dated 27-6 -86 
116 . GSR 939 (E ) dated 9- 7- 86 (Corrigendum ) 
117. GSR 1008 ( E ) dated 18 -8 - 86 (Corrigendum ) 
118. GSR 1149 (E ) dated 15- 10 - 86 (Corrigendum ) 
119. GSR 1207 (E ) dated 18- 11 - 86 (Corrigendum ) 
120 . GSR 1228 (E ) dated 27-11-86 
121. GSR 12 (E ) dated 5 -1 -87 
122. GSR 28 (E ) dated 13 - 1-87 ( Corrigendum ) 
123 . GSR 270 (E ) dated 2 -3 -87 
124 . GSR 344 (E ) dated 31-3 -87 (Corrigendum ) 
125 . GSR 422 (E ) dated 29-4 -87 
126 . GSR 500 (E ) dated 15 -5 -87 (Corrigendum ) 
127. GSR 569 (E ) dated 12 -6 -87 (Corrigendum ) 
128 . GSR 840 ( E ) dated 6 - 10 -87 
129. GSR 900 ( E ) dated 10 - 11 -87 
130 . GSR 916 (E ) dated 17 -11-87 
131. GSR 917 (E ) dated 17- 11- 87 
132 . GSR 918 (E ) dated 17 - 11-87 ( Corrigendum ) 
133 . GSR 72 (E ) dated 3 -2 - 88 (Corrigendum ) 
134, GSR 73 (E ) dated 3-2 -88 ( Corrigendum ) 
135. GSR 366 (E ) dated 23-3 -88 ( Corrigendum ) 
136 . GSR 367 (E ) dated 23 -3 -88 
137. GSR 437 (E ) dated 8 -4 -88 


[ 40 11 - 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


138 . GSR 436 ( E ) dated 8 - 4 -88 
139. GSR 454 (E ) dated 15-4 -88 
140 . GSR 618 (E ) dated 16 -5 -88 
141, GSR 855 (E ) dated 12 -8-88 (Corrigendum ) 
142 . GȘR 856 (E ) dated 12 -8-88 (Corrigendum ) 
143. GSR 924 (E ) dated 13 -9 -88 (Corrigendum ) 
144 . GSR 1081 (E ) dated 17 - 11-88 (Corrigendum ) 
145 . GSR 1157 ( E ) dated 9 -12 -88 (Corrigendum ) 
146 . GSR 42 ( E ) dated 20 -1 -89 (Corrigendum ) 
147. GSR 128 ( E ) dated 8 - 3- 90 
148. GSR 411 (E ) dated 29 -3 -90 
149. GSR 445 (E ) dated 16 -4 - 90 
150 . GSR 457 (E ) dated 23 -4 - 90 
151, GSR 728 (E ) dated 23- 8 -90 ( Corrigendum ) 
152 , GSR 729 (E ) dated 23- 8- 90 
153 . GSR 732 ( E ) dated 23 - 8 -90 
154 . GSR 727 (E ) dated 23- 8 - 90 
155 . GSR 764 ( E ) dated 7 - 9- 90 
156 . GSR 867 ( E ) dated 25- 10 - 90 
157 . GSR 10 (E ) dated 7 - 1 - 91 
158 . GSR 24 (E ) dated 15 - 1- 91 
159. GSR 66 (E ) dated 11-2 -91 ( Corrigendum ) 
160. GSR 124 (E ) dated 5 -3-91 
161. GSR 168 ( E ) dated 21-3-91 (Corrigendum ) 
162. GSR 255 ( E ) dated 3 - 5-91 (Corrigendum ) 
163. GSR 257 (E ) dated 3 -3 -91 
164. GSR 281 ( E ) dated 29 -5-91 
165 . GSR 494 ( E ) dated 25- 7 -91 
166 . GSR 531 (E ) dated 14 -8 - 91 (Corrigendum ) 
167. GSR 648 (E ) dated 25 - 10 - 91 
168. GSR 731 ( E ) dated 10 - 12 - 91 
169. GSR 66 ( E ) dated 30 -1-92 (Corrigendum ) 
170 . GSR 91 ( E ) dated 7 - 2 - 92 
171. GSR 101 ( E ) dated 18 - 2 - 92 
172. GSR 314 (E ) dated 9 -3 -92 ( Corrigendum ) 
173. GSR 524 (E ) dated 15 -5-92 (Corrigendum ) 
174 . GSR 525 (E ) dated 15 -5 - 92 (Corrigendum ) 
175 . GSR 591 (E ) dated 15 -6 - 92 
176 . GSR 592 (E ) dated 15 -6 - 92 (Corrigendum ) 
177. GSR 596 (E ) dated 17 -6 -92 
178 . GSR 784 ( E ) dated 28- 9 - 92 
179 . GSR 878 ( E ) dated 17 - 11 -92 


180 . GSR 903 (E ) dated 2 - 12 -92 ( Corrigendum ) 
181. GSR 907 (E ) dated 4 -12 -92 
182 . GSR 925 ( E ) dated 15 - 12 -92 
183. GSR 429 (E ) dated 25 -5- 93 ( Corrigendum ) 
184. GSR 483 (E ) dated 30-6 -93 ( Corrigendum ) 
185 . GSR 509 (E ) dated 14 -7 -93 (Corrigendum ) 
186 . GSR 695 (E ) dated 9 - 11- 93 
187 . GSR 481 (E ) dated 16 -9 - 93 
188. GSR 777 (E ) dated 16 - 12 -93 ( Corrigendum ) 
189 . GSR 105 (E ) dated 22-2 - 94 
190 . GSR 106 (E ) dated 22 - 2 - 94 
191 . GSR 107 (E ) dated 22-2 - 94 
192. GSR 300 (E ) dated 9- 3- 94 
193 . GSR 614 ( E ) dated 9 -8 -94 
194 . GSR 60 ( E ) dated 7 -2 - 95 ( Corrigendum ) 
195 . GŞR 677 (E ) dated 6 - 9 - 94 
196 . GSR 54 (E ) dated 7 - 2 - 95 (Corrigendum ) 
197 , GSR 817 (E ) dated 14 - 11 -94 
198 , GSR 847 (E ) dated 7- 12 - 94 
199. GSR 853 ( E ) dated 7 -12 -94 
200. GSR 91 ( E ) dated 24 -2 -95 
201. GSR 512 ( E ) dated 15 -6 -94 ( Corrigendum ) 
202. GSR 611 (E ) dated 9-8 -94 (Corrigendum ) 
203 . GSR 807 (E ) dated 14 - 11 - 94 
204 , GSR 808 (E ) dated 14 - 1 ) - 94 (Corrigendum ) 
205. GSR 90 (E ) dated 24 -2 -95 (Corrigendum ) 
206 . GSR 329 ( E ) dated 4 -4- 95 (Corrigendur ) 
207 , GSR 518 (E ) dated 26 -6 -95 (Corrigendum ) 
208 . GSR 579 (E ) dated 4 -8 - 95 
209 . GSR 575 ( E ) dated 4 -8 - 95 
210 . GSR 578 ( E ) dated 4 -8- 95 
211. GSR 613 (E ) dated 4 -9 - 95 ( Corrigendum ) 
212 . GSR 698 (E ) dated 26 - 10 - 95 
213. GSR 711 (E ) dated 12- 11 - 95 (Corrigendum ) 
214. GSR 775 (E ) dated 5 -12 -95 ( Corrigendum ) 
215 . GSR 777 (E ) datod 5 - 12 -95 
216 . GSR 791 (E ) dated 13- 12 -95 
217 .. GSR 792 (E ) dated 13 -12 - 95 
218 . GSR 121 (E ) dated 1-1-3 - 96 
219. GSR 124 ( E ) dated 11 -3 -96 ( Corrigendum ) 
220. GSR 222 (E ) dated 26 -5 -96 ( Corrigendum ) 
221. GSR 223 (E ) dated 26 -5- 96 
· 222. GSR 232 (E ) dated 4-6 - 96 


Printed by the Manager, Govi. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


